पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


30-05-2001.” 
छत्तीसगढ़ राजपत्र 
(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
क्रमांक 562] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 8 सितम्बर 2022 — भाद्रपद 17, शक 1944 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 8 सितम्बर 2022 
क्र. 9915 / डी. 95 /21-अ » प्रारू /छ.ग. / 22. - छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस 
पर दिनाँक 23-08-2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव. 


1123 


1124 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2022 
छत्तीसगढ़ अधिनियम 
(क्रमांक 13 सन्‌ 2022) 


छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) अधिनियम, 2022 
छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 GH. 12 
सन्‌ 1999) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम | 
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप 
में यह अधिनियमित हो:- 


संक्षिप्त नाम 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का 
और प्रारंभ. संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) अधिनियम, 2022 © 
कहलायेगा | | 
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से yaad 
em | 
धारा 2 का 2 छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण [वृक्षों में हित) 
संशोधन. अधिनियम, 1999 (क्र. 12 सन्‌ 1999), 'जो इसमें इसके पश्चात 


मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में, - 
(एक) wos (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 
जाये, अर्थात — 

“(ग) “कलेक्टर” का वही अर्थ होगा, जो उसके लिए 
छत्तीसगढ़ भू-राजरव संहिता, 1959 की धारा 11 
में समनुदेशित है 

(दो) खण्ड (च) के oven, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये 
अर्थात्‌ :- 

(छ) “अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)” का वही आर्थ 

arm, जो उसके लिए छत्तीसगढ़ भू “राजस्व 

संहिता, 1959 (क्र. 20 सन्‌ 1959) की धारा 11 में 


समनुदेशित है; " 

धारा 4का 3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,- 
संशोधन. (एक) उप-धारा (1) में, शब्द “कलेक्टर” के स्थान पर, शब्द 
“अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)” प्रतिस्थापित किया 


- » जाये मै 

(दो) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित 
किया जाये, अर्थात्‌ 

(2 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ऐसे नियमों के 

अनुसार, जो कि विहित किये जायें, आवेदन कीं 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2022 


1124 (1) 


जांच करायेगा तथा राज़स्व विभाग एवं वन 
विभाग के संयुक्त जांच प्रतिवेदन पर विचार कर 
अनुज्ञा देने के संबंध में निर्णय करेगा." 
(तीन) उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित 
किया जाये, अर्थात्‌- 

“(3) अनुविभागीय अधिकारी (राजरव) व्दारा, आवेदन 
पर निर्णय, अधिनियम के अधीन बनाये गये 
नियमों व्दारा विहित समय-सीमा एवं प्रकिया के 
अनुसार लिया GAT |" 


मूल अधिनियम की धारा 5 का लोप किया wre | 


मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ — 

“(6) भूमिस्वामी को प्रतिफल का भुगतान.-भूमिस्वामी को 
देय प्रतिफल की राशि का भुगतान, अधिनियम के 
अधीन बनाये गये नियमों एवं प्रकियाओं के 
अनुसार किया जायेगा |" 


. मूल अधिनियम की धारा 8 में, शब्द “कलेक्टर” के स्थान पर, 
शब्द “ofa अधिकारी (राजस्व)” प्रतिस्थापित किया 
जाये। 
मूल अधिनियम की धारा 9 में, - 


(एक) उप-धारा (1) में, शब्द “दस हजार रूपये” के स्थान पर, 
शब्द “एक लाख रूपये” प्रतिस्थापित किया जाये। 

(दो) उप-धारा (2) में, शब्द “कलेक्टर” के स्थान पर, शब्द 
“अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)” तथा शब्द “पचास 
हजार रूपये” के स्थान पर, शब्द "पांच लाख रूपये” , 
प्रतिस्थापित किया जाये | 


(तीन) उप-धारा (3) तथा (4) का लोप किया जाये। 


अटल नगर, दिनांक 8 सितम्बर 2022 


धारा 5 का 
factor, 

धारा 6 का 
संशोधन. 


धारा 8 का 
संशोधन. 


धारा 9 का 
संशोधन. 


क्र. 9915 / डी. 95//21-अ / प्रारू. / छ.ग. / 22. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के 


अनुसरण में इस विभाग की संमसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-09-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से 
एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव. 


1124 (2) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2022 


CHHATTISGARH ACT 
(No. 13 of 2022) 
THE CHHATTISGARH ADIM JAN JATIYGN KA 
SANRAKSHAN (VRAKSHON ME HIT) (SANSHODHAN) 
ADHINIYAM, 2022. 


AnAct further to amend the Chhattisgarh Adim Jan Jatiyon Ka 
Sanrakshan (Vrakshon Me Hit) Adhiniyam, 1999 (No.12 of 1999). 


Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy- 
third Year of the Republic of India, as follows:- 


Short title and 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh 
COMMIS CERSEE: Adim Jan Jatiyon Ka  Sanrakshan 
(Vrakshon Me Hit) (Sanshodhan) 


Adhiniyam, 2022. 


(2) It shall come into force from the date of its 


publication in the Official Gazette. 


Amendment 2. In Section 2 of the Chhattisgarh Adim Jan 
CESeeeen a: Jatiyon Ka Sanrakshan (Vrakshon Me Hit) 
Adhiniyam, 1999 (No. 12 of 1999), 
_ (hereinafter referred to as the Principal 
Act),- 
(i) for clause (c), the following shall be 
substituted, namely:- 
“(c) “Collector” shall have the same 
meaning as assigned to it in 
Section 11 of the Chhattisgarh 
Land Revenue Code, 1959 (No. 
20 of 1959);” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2022 


1124 (3) 


(ii) after clause (f), the following clause 
shall be added, nainely :- 
"(g)"Sub-Divisional Officer (Revenue)” 

shall have the same meaning as 
assigned to it in Section 11 of 
the Chhattisgarh Land Revenue 
Code, 1959 (No. 20 of 1959);" 


In Section 4 of the Principal Act,- 


(i) in sub-section (1), for the word 
“Collector”, the words, “Sub- 
Divisional Officer (Revenue)” shall 
be substituted. 


(ii) for sub-section (2), the following 
shall be substituted, namely:- 

“(2) The Sub-Divisional Officer 

(Revenue) shall get the 


application scrutinized in 


accordance with such. rules 
as may be prescribed and 
shall decide about providing 
permission on considering the 
joint enquiry report of the 
Revenue Department and the 


Forest Department.” 


(iii) for sub-section (3), the following 


shall be substituted, namely:- 


Amendment 
of Section 4. 


1124 (4) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2022 


Omission 
of Section 5. 


Amendment 
of Section 6. 


Amendment 


of Section 8. 


Amendment 


of Section 9. 


“(3) The decision on application by 
Sub-Divisional Officer 
(Revenue) shall be taken in 
time limit and = as_ per 
procedure prescribed by rules 


made under this Act.” 


Section 5 of the Principal Act shall be 


omitted. 


For Section 6 of the Principal Act, the 
following shall be substituted, namely:- 

“6. Payment of consideration of the 

Bhumiswami.- Payment of amount 

of the consideration payable to the 

Bhumiswami shall be done as per 

the rules and procedures made 


under this Act.” 


In Section 8 of the Principal Act, for the 
word "Collector", the words -"Sub- 
Divisional Officer (Revenue)" shall be 
substituted. 


In Section 9 of the Principal Act,- 
(i) in sub-section (1), for the words "ten 


thousand rupees", the words "one 


lakh rupees" shall be substituted. 


(ii) in proviso to sub-section (2), for the 


words "Rupees Fifty Thousand", the 


छत्तोसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2022 1124 (5) 


words "five lakh rupees" and for the 
word “Collector”, the words “Sub- 
Divisional Officer (Revenue)” shall be 
substituted. 


(iii) sub-section (3) and (4) shall be 


omitted. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022. 


